Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 

Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 38-2020 / Ext.] CHANDIGARH , THURSDAY, MARCH 12 , 2020 ( PHALGUNA 22 , 1941 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 


1 . 


( 1 ) 


आबकारी तथा कराधान विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 12 मार्च, 2020 
संख्या 12 / जी ० एस ० टी०-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , परिषद् की सिफारिशों पर , इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर 
नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्: 

ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2020 , कहे जा सकते हैं । 
( 2) ये नियम प्रथम मार्च, 2020 से लागू हुए समझे जाएंगे । 
2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 में , नियम 31 क में , उपनियम ( 2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप -नियम 
प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

"( 2) लॉटरी के प्रदाय का मूल्य , टिकट के अंकित मूल्य का या आयोजित करने वाले राज्य द्वारा राजपत्र में यथा 
अधिसूचित कीमत जो भी अधिक हो , का 100/128 समझा जाएगा । 
व्याख्या इस उप -नियम के प्रयोजनों के लिए " आयोजित करने वाले राज्य " अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसे लॉटरी 

(विनियमन ) नियम, 2010 के नियम 2 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( च ) में दिया गया है । " | 


अनुराग रस्तोगी, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 
आबकारी तथा कराधान विभाग । 


( 429 ) 


430 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA . ), MAR . 12 , 2020 ( PHGN 22 , 1941 SAKA ) 


HARYANA GOVERNMENT 


EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT 


Notification 


The 12th March , 2020 


No. 12 /GST - 2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax 
Act, 2017 ( 19 of 2017 ), the Governor of Haryana , on the recommendations of the Council, hereby makes the 
following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 , namely: 
1 . ( 1 ) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax ( Third Amendment) Rules, 2020 . 

(2 ) They shall be deemed come into force with effect from 1st March , 2020 . 
2 . In the Haryana Goods and Services Tax Rules , 2017 , in rule 31A , for sub -rule ( 2 ), the following sub - rule shall 
be substituted , namely : 

“ ( 2 ) The value of supply of lottery shall be deemed to be 100/128 of the face value of ticket or of the price as 
notified in the Official Gazette by the Organising State , whichever is higher . 
Explanation :- For the purposes of this sub - rule , the expression “Organising State ” has the same meaning as 

assigned to it in clause (f) of sub -rule ( 1 ) of rule 2 of the Lotteries (Regulation ) Rules, 2010.” . 


ANURAG RASTOGI, 
Principal Secretary to GovernmentHaryana , 

Excise and Taxation Department. 


8725 — C.S. - H.G.P . , Pkl. 


